निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 987 ) 


____ 14 अग्रहायण 1936 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2014 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 नवम्बर 2014 
सं0 1आ०प्र०यो0 - 13 / 2010 - 4219 / आ0प्र0 भारत – संविधान के अनुच्छेद 39 ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा " शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011 " में निम्नलिखित 
संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं : 

" शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011 " के नियम 6 के उप - नियम (1 ) में प्रयुक्त शब्द " एक 
क्वींटल शब्द " दो क्वींटल " द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

व्यास जी , 

प्रधान सचिव । 
26 नवम्बर 2014 
सं0 1आ०प्र०यो0 - 13 / 2010 - 4219 / आ0प्र0 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार 
से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत - संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में 
उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

व्यास जी , 
प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 5 दिसम्बर 2014 

The 26th November 2014 
No . 1Aa .Pra . Yo-13/2010-4219/ D. M — In exercise of the powers conferred by 
Article 39 (b ) of the Constitution of India , The Governor of Bihar is pleased to make the 
following amendment in the “ Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules , 2011” with immediate 


effect : 


The words “ one quintal ” used in the sub rule ( 1) of Rule 6 of The “ Shatabdi Anna 


Kalash Yojana Rules , 2011 ” shall be substituted by the words “ Two quintal ” . 


By order of the Governor of Bihar, 


VYAS JI , 


Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 987- 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


